226 HARYANA GOVT GAZ., MARCH 24 , 1970 ( CHTR . 3, 1892 SAKA ) 


( PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 9 मार्च, 1970 
क्रमांक 946- III -70 /5429.-पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए) ( 1 ) और 3 (1 ) 
के अनुमार 

सोपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 140 रुपए ( केवल एक सौ चालीस रुपए ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर श्री तेज राम, पुत्र श्री सिंह राम , गांव कासनी , तहसील झझर, जिला रोहतक को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

यह अनुदान रबी ,, 1966 से लागू होगा । 


. 


2 . 


क्रमांक 148- III -70/ 5490.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए) (1 ए ) और 
3( 1 ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल सौ रुपए ) की 
वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित व्यक्तियों को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


महेन्द्र गढ़ 


श्री देवी चन्द, पुत्र मना राम 


डोहकी 


दादरी 


2 


श्री सोम दत्त , पुत्र मंगल राम 


धनुन्दा 


नारनौल 


यह अनुदान खरीफ़ , 1965 से लागू होंगे । 


कमांक 30 - III - 70/ 5495.-पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( )( ए ) और 3(1 ए ) 
के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर निम्नलिखित व्यक्तियों को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


संख्या 


1 


अम्बाला 


श्रीमति गुरदेवी , विधवा श्री तोता राम 


अम्बाला 


बरक नं ० 66/1052 , 
बलदेव नगर, कैम्प . 
अम्बाला शहर 


2 


थम्बड़ 


" 


3 


सिंह , पुत्र 


सेविम माजरा 


" 


श्री नसीब सिंह , पुन खेम सिंह 
श्री बुध 

श्री उत्तम सिंह 
श्री हरनाम सिंह , पुत्र श्री करतार सिंह 
श्री प्रताप सिंह , पुत्र श्री मोती सिंह 


4 


नागलपथी मछरोली 


जगाधरी 


" 


5 


मंयार 


" 


य : अनुदान खरीफ़ , 1965 से लागू होंगे । 


